रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L .- 33004/97 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( ii ) 
PART II - Section 3 Sub-section ( ii ) 


- 


. . . 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 191 ] 
No. 191 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , मार्च 25 , 1997 / चैत्र 4, 1919 
NEW DELHI, TUESDAY ,MARCH 25 , 1997 /CHAITRA 4 , 1919 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 
( आईएफ - 11 अनुभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 25 मार्च, 1997 
का . आ . 241 ( अ ). --- भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 ( 1984 का 62 ) की धारा 4क की उपधारा ( 2 ) और ( 3 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, पुनर्निर्माण बैंक में इसके द्वारा रखे गए 52. 25 करोड़ रु . के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों को 
10 / - रु. प्रति शेयर के पूर्णतः मोचनीय अधिमानी शेयरों में परिवर्तित करती है और ऐसे शेयर आबंटन की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति पर सममूल्य पर 
6 प्रतिशत वार्षिक की दर से नियत लाभांश वहन करेंगे । 


[ फा . सं . 1/ 1/93 - आईएफ - II ( खंड - II ) ] 

डी . आर. एस. चौधरी, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

(Banking Division ) 

(IF- II Section ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th March , 1997 
S. O . 241 ( E ) , — Jn exercise of the powers conferred by sub - sections ( 2 ) and ( 3 ) of section 4A of the Industrial 
Reconstruction Bank of India Act , 1984 (62 of 1984 ), the Central Government hereby converts Rupees 52. 25 crores fully paid 
up equity shares held by it in the Reconstruction Bank into fully paid up redeemable preference shares ofRs. 10 /- each and such 
shares shall carry a fixed dividend at the rate of 6 per centper annum at par on the expiry of ten years from the date of allotment. 

[ F. No . 1 / 1 / 93 -IF. II ( Vol. II )] 

D . R. S. CHAUDHARY , Jt. Secy . 
757GI/ 97 

Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 - 1997 


। 


